S 


पंजीयन क्रमांक 
" छत्तीसगढ़ / दुर्ग / 09 / 2013- 2015. " 


“बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के 
नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण 
हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2- 22 - छत्तीसगढ़ 
गजट / 38 सि . से. भिलाई. दिनांक 
30 - 05 - 2001 . ” 


सत्यमेव जयते 


छत्तीसगढ़ राजपत्र 


( असाधारण ) 
प्राधिकार से प्रकाशित 


क्रमांक 316 ] 


रायपुर , मंगलवार, दिनांक 16 जुलाई 2019 - आषाढ़ 25, शक 1941 


नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग 
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर 


अटल नगर, दिनांक 12 जुलाई 2019 

अधिसूचना 


क्रमांक एफ 1 - 141 / 2019 / 18.- छ.ग. नगरपालिका अधिनियम 1961 (क्रमांक 37 सन् 1961) की धारा 29 की 
उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य सरकार, नगर पालिका परिषद् अहिवारा., जिला दुर्ग के 
वार्डों का विस्तार नीचे दी गई अनुसूची के अनुसार एतद्द्वारा अवधारित करता है : 


अहिवारा नगर पालिका परिषद् को 15 वार्डों में विभाजित करता है और अनुसूची में दर्शाये अनुसार ऐसे प्रत्येक 
वार्ड की सीमा निर्धारित करता है । 


2. 


यह अधिसूचित करता है कि ऐसे प्रत्येक वार्ड से एक पार्षद निर्वाचित किया जाएगा । 


____ अनुसूची 


वार्ड क्रमांक 


वार्ड का नाम 
शीतला मंदिर वार्ड 
संतोषी मंदिर वार्ड 
इंदिरा गांधी वार्ड 
संजय नगर वार्ड 
सुभाषचन्द्र बोस वार्ड 
पं. जवाहरलाल नेहरु वार्ड 
लाल बहादुर शास्त्री वार्ड 
डॉ राजेन्द्र प्रसाद वार्ड 
पं . रविशंकर शुक्ला वार्ड 


631 


छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 16 जुलाई 2019 


10 


सरदार वल्लभ भाई पटेल वार्ड 
स्वामी विवेकानंद वार्ड 
शिवराम मंदिर वार्ड 
गुरु घासीदास वार्ड 
डॉ. अम्बेडकर वार्ड 
चतुर्भुजी मंदिर वार्ड 


15 


अहिवारा नगर पालिका परिषद् के वार्डों की चतुर्सीमा का विवरण 


वार्ड क्रमांक 1 - शीतलामंदिर वार्ड 


उत्तर - तांदुला मुख्य नहर, रेलवे लाईन पुल से विजय गोस्वामी । ( टेकचंद जैन एवं रामदास के मकान 

को सम्मिलित करते हुए । ) 
विजय गोस्वामी के मकान से गोविन्द दास के सॉ मिल तक । ( संतोषी मंदिर के सामने सड़क से 

होते हुए ) 
दक्षिण - गोविन्द दास के सॉ मिल से रेलवे लाईन तक । ( छटवा तालाब कईहा तालाब को सम्मिलित करते 


पश्चिम - रेलवे लाइन से तांदुला मुख्य नहर ,रेलवे पुल तक । ( भू – भाग क्रमांक 1463 को सम्मिलित करते 


हुए ) 


वार्ड क्रमांक 2 - संतोषी मंदिर वार्ड 


उत्तर - सुकदेव गड़रिया के मकान से रामचरण के मकान तक । ( धीरपाल साहू व राजेन्द्र प्रसाद के 

मकान एवं पुराना कुऑ को सम्मिलित करते हुए ।) 

रामचरण साहू के मकान से हिंगना नाला तक । ( भू – भाग क्रमांक 906 को सम्मिलित करते हुए ) 
दक्षिण - हिंगना नाला से संतोषी मंदिर तक । ( इंदिरा कालोनी को सम्मिलित करते हुए ) 
पश्चिम - संतोषी मंदिर से सुकदेव गड़रिया के मकान तक । 


पूर्व 


वार्ड क्रमांक 3 - इंदिरा गांधी वार्ड 


उत्तर ___ - कामदेव के मकान से खासाडीह तालाब तक । (तांदुला नहर के किनारे किनारे ) ( भू – भाग क्रमांक 

13 ) 
पूर्व खासाडीह तालाब से बरातू साहू के मकान तक । 
दक्षिण - बरातू साहू के मकान से केजू साहू के मकान तक । ( हनुमान मंदिर, टीकाराम साहू जगदीश एवं 

टाहलू यादव के मकान को सम्मिलित करते हुए ) 
पश्चिम - केजू साहू के मकान से कामदेव के मकान तक । ( नगर पालिका कार्यालय भवन को सम्मिलित 

करते हुए ) 


वार्ड क्रमांक 4 - संजय नगर वार्ड 


उत्तर बी. एस. पी . माईन्स आफिस से बेरला रोड किनारे इमली पेड़ तक | 
पूर्व - बेरला रोड किनारे इमली पेड़ से तांदुला नहर पुल तक (एसएलआरएम सेन्टर, कन्या पूर्व माध्य . 

शाला शास. अस्पताल, यात्री प्रतिक्षालय को सम्मिलित करते हुए ।) 
दक्षिण - तान्दुला नहर पुल से पीर अली सायकल स्टोर्स तक । ( कन्या प्राथमिक शाला , को सम्मिलित 

करते हुए ।) 
पश्चिम - पीर अली सायकल स्टोर्स से बीएसपी माइन्स आफिस तक । ( अटल चौक , पम्प हाउस, बुधराम का 

मकान , जगदीश तिलक मदन के मकान को सम्मिलित करते हुए ) 


छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 16 जुलाई 2019 


632 ( 1 ) 


वार्ड क्रमांक 5 - सुभाषचन्द्र बोस वार्ड 


उत्तर - उत्तरी भाग स्थित खदान क्षेत्र से बीएसपी माइन्स आफिस के उत्तरी भाग तक | 
पूर्व बीएसपी माइन्स आफिस के उत्तरी भाग से लक्ष्मीनारायण घर तक । रिलवे क्वार्टर को सम्मिलित 

करते हुए ) 
दक्षिण - लक्ष्मीनारायण घर से सुनील फोटो स्टुडियों तक । (हरखराम, जकला चन्दू सतनामी के मकान को 

सम्मिलित करते हुए ।) 
पश्चिम - सुनील फोटो स्टुडियों से उत्तरी भाग स्थित खदान क्षेत्र तक । (विश्राम देवांगन , हीराबाई का 

मकान एवं रेलवे क्र्वाटर को सम्मिलित करते हुए ) 


वार्ड क्रमांक 6 - पं. जवाहर लाल नेहरु वार्ड 


उत्तर - माखन के मकान से भाना किराना स्टोर्स तक । 
पूर्व - भाना किराना स्टोर्स से गयाराम घर तक । ( तान्दुला नहर क किनारे किनारे) 
दक्षिण - गयाराम मकान से महत्तर के मकान तक । (घनश्याम एवं रमेश साहू के मकान को सम्मिलित 

करते हुए ) 
पश्चिम - मेहत्तर के मकान से माखन के मकान तक । ( दुर्गा मंदिर, लकड़ी टाल , फूलचंद मालवीय फर्नीचर 

बस स्टैण्ड को सम्मिलित करते हुए ) 


वार्ड क्रमांक 7 – लालबहादुर शास्त्री वार्ड 


उत्तर - कुंवारी खदान क्षेत्र । 
पूर्व - कुंवारी खदान क्षेत्र से बस स्टैण्ड तक । (रलवे लाईन क्रास करते हुए बहादुर, उड़िया कैम्प 

सम्मिलित करते हुए ) 
दक्षिण - बस स्टैण्ड से रानीदास राठी के मकान तक | ( भारती आटो सेन्टर भगेला ठेला, छगन शर्मा, 

हेमंत साहू के मकान को सम्मिलित करते हुए ।) 
पश्चिम - रानीदास राठी के मकान से कुंवारी खदान तक ( राजपूत फैसिंग बिहार टेन्ट को सम्मिलित करते 

हुए ।) 


वार्ड क्रमांक 8 – डॉ. राजेन्द्र प्रसाद वार्ड 


उत्तर - महालक्ष्मी स्टोर्स से मोहित निर्मलकर के मकान तक । (पानी टंकी एवं शंभू के मकान को 

सम्मिलित करते हुए । ) 
पूर्व - मोहित निर्मलकर के मकान से अनुज के मकान तक । (फेरहा साहू के मकान को सम्मिलित 

करते हुए ।) 
दक्षिण - अनुज के मकान से रेलवे पुल तक । ( कुशल साहू, धनकर के मकान एवं खेल मैदान को 

सम्मिलित करते हुए ।) 
पश्चिम - रेलवे पुलिया से महालक्ष्मी स्टोर्स तक (रेलवे लाईन के किनारे - किनारे ) 


वार्ड क्रमांक 9 - पं. रविशंकर शुक्ला वार्ड 


उत्तर - पंचवन से खदान क्षेत्र तक । 
पूर्व - खदान क्षेत्र से हेमंत हायर सेकेन्ड्री स्कूल तक । (100 यूनिट ाटर को सम्मिलित करते हुए) 
दक्षिण - हेमंत हायर सेकेन्ड्री स्कूल से पथरिया चौंक तक । (गायत्री मंदिर बीएसपी स्कूल, बीएसपी 

अस्पताल , शास. कल्याण कालेज को सम्मिलित करते हुए । ) 
पश्चिम - पथरिया चौक से पंचवन तक । ( डीव्ही स्कूल, 200 यूनिट को सम्मिलित करते हुए । ) . 


632 ( 2 ) 


छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 16 जुलाई 2019 


वार्ड क्रमांक 10 – सरदार वल्लभभाई पटेल वार्ड 


उत्तर - यादव चाय से कांशी राम के क्र्वाटर तक । ( टाउनशीप मार्केट को सम्मिलित करते हुए । ) 
पूर्व - कांशी राम सेन्ट्रल एवेन्यु मार्ग तक । ( संड़क नं . 07 को सम्मिलित करते हुए ) 
दक्षिण सेन्ट्रल एवेन्यु मार्ग से दीना साहू के क्र्वाटर तक (विधायक निवास , बंगाली दुर्गा मंच, सड़क नं . 

25, 32 को सम्मिलित करते हुए ।) 
पश्चिम - दीना साहू के क्र्वाटर से यादव चाय तक । (पावर हाउस रोड के समान्तर) 


वार्ड क्रमांक 11 – स्वामी विवेकानंद वार्ड 


उत्तर - बी. चौधरी के मकान से तहसील आफिस तक । ( काली मंदिर , बागेश्वर का मकान, मोहन लाल 

का क्र्वाटर, संजय सिंह का टिर, नंदलाल का क्र्वाटर एवं हेमन्त प्राथ. शाला को सम्मिलित 

करते हुए ।) 
पूर्व - 

तहसील आफिस से तांदुला मुख्य नहर को क्रास कर रेलवे लाईन तक ( कृषि फार्म को 

सम्मिलित करते हुए । ) 
दक्षिण - रेलवे लाईन से तांदुला मुख्य नहर को क्रास कर अब्दुल पोल्ट्री फार्म तक । ( कृषि फार्म को 

सम्मिलित करते हुए । ) 
पश्चिम - अब्दुल पोल्ट्री फार्म से बी. चौधरी के मकान तक । ( नवीन रेस्ट हाउस , छ. ग. वि . मं. सब स्टेशन , 

तीन बत्ती चौक, पम्प हाउास को सम्मिलित करते हुए ।) 


वार्ड क्रमांक 12 – शिवराम मंदिर वार्ड 


पूर्व 


उत्तर डिस्ट्रीब्यूटरी चतुर्थ पुलिया से धमधा मुख्य मार्ग तक । 

- धमधा मुख्य मार्ग से पुष्पवाटिका तक । ( एमजीएम रोड डिस्ट्रीब्यूटरी पुलिया प्रभात मसीह , 

सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र को सम्मिलित करते हुए ) 
दक्षिण - पुष्पवाटिका से पालिटेक्लिीक हॉस्टल के पीछे सायफन पुलिया तक । (नंद कुमार भारती का 

मकान, सीताराम तालाब को को सम्मिलित करते हुए ।) 
पश्चिम - सायफन पुलिया से डिस्ट्रीब्यूटरी चतुर्थ पुलिया तक ( ज्ञानचंद कृषि फार्म , देशी अंग्रेजी शराब 

दुकान के सामने क्षेत्र को सम्मिलित करते हुए । ) 


वार्ड क्रमांक 13 – गुरुघासीदास वार्ड 


उत्तर - पालिटेक्लिनीक हॉस्टल से बृजलाल घर तक । ( रामसिंग , अनुज एवं इन्द्रकुमार के मकान को 

सम्मिलित करते हुए । ) 
पूर्व - बृजलाल घर से आरती बारले के मकान तक । ( थाना क्षेत्र, पुलिस थाना को सम्मिलित करते 

हुए । ) 
दक्षिण - आरती बारले के मकान से प्रकाशचंद बारले के मकान तक । (उर्मिला पात्रे के मकान एवं 

सतनाम भवन को सम्मिलित करते हुए । ) 
पष्चिम - प्रकाशचंद बारले के मकान से पालिटेक्लिनीक हॉस्टल तक । ( रामा बारले के मकान एवं कृषि 

क्षेत्र को सम्मिलित करते हुए ।) 


वार्ड क्रमांक 14 – डॉ. अम्बेडकर वार्ड 


उत्तर - डोंगरिया नाला से गदियाही तालाब तक । ( कृषि क्षेत्र एरिया , प्रकाश साहू के मकान को । 

सम्मिलित करते हुए ) । 
पूर्व - गदियाही तालाब से जगनू के मकान तक । (फिरत दिवाकर का मकान, बुधारू पटेल, वैष्णव 

होटल एवं डाक बंगला को सम्मिलित करते हुए ।) 
दक्षिण - जगन के मकान से बगीचा पारा, तक । ( संतोष बरहरे , निर्मला पटेल, छेदीलाल , आनंद देवांगन 

रूपेश निर्मलकर, सेवा पटेल के मकान को सम्मिलित करते हुए । ) 
पष्चिम - बगीचा पारा से डोंगरिया नाला तक । ( अरसनारा नाला एवं झूमर डबरी, जोशी पारा को सम्मिलित 

करते हुए । ) 


छत्तीसगढ़ राजपत्र , दिनांक 16 जुलाई 2019 


632 ( 3 ) 


वार्ड क्रमांक 15 – चतुर्भुजी मंदिर वार्ड 


पूर्व 


उत्तर - महामाया मंदिर से गणेशिया बाई के मकान तक ( दाउपारा , बोधन निर्मल का मकान , बंशी ठाकुर 

का मकान, पम्प हाउस, नेहरू चौक , पुष्पवाटिका, सामुदायिक शौचालय को सम्मिलित करते हुए ।) 
गणेशिया बाई घर से पंचवन तक । ( पेट्रोल पम्प, शास. प्राथ. शाला, भवन कबीर आटो जक्शन को 

सम्मिलित करते हुए ।) 
दक्षिण - पंचवन से अजीत देवांगन के मकान तक (गतवा तालाब को सम्मिलित करते हुए ।) 
पश्चिम - अजीत देवांगन के घर से महामाया मंदिर तक । 


छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, 

आर. एक्का, उप - सचिव. 


अटल नगर, दिनांक 12 जुलाई 2019 


क्रमांक एफ 1 - 141 / 2019 / 18. भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड ( 3) के अनुसरण में विभाग की 
अधिसूचना क्रमांक एफ 1 - 141 / 2019 / 18 दिनांक 12 - 07 - 2019 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से 
एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है । 


छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, 

आर. एक्का, उप - सचिव. 


Atal nagar, the12th July 2019 


NOTIFICATION 


No. F1- 141/2019 /18.-In exercise of the powers conferred by sub section (1) of section 29 of the 
chhattisgarh municipalities act 1961 ( No. 37 of 1961 ) the State Government hereby determine the extent of 
wards of Municipal Council Aahiwara, Distt. Durg as per shedule given Below : 


1 . 


Divides Municipal Council Aahiwara . into 15 wards and described the limits of each ward as shown in 
schedule. 


Notified that one councilor shall be elected from each such ward . 


SCHEDULE 


S .No. of ward 


Name of the ward 
Shitala Mandir Ward 


SantoshiMandir Ward 


Indira Gandhi Ward 


Sanjay Nagar Ward 
Subhash Chandra Bose Ward 
Pt. Jawaharlal Nehru Ward 


632 ( 4 ) 


MTG THUS , fedip 16 JAN 2019 


Lal Bahadur Shastri Ward 
Dr. Rajendra Prasad Ward 
Pt. Ravishankar Shukla Ward 
Sardar Vallava Bhai Patel Ward 
Swami Vivekanand Ward 
Shiv Ram Mandir Ward 
Guru Ghasidas Ward 
Dr. Ambedkar Ward 
Chaturbhuji Mandir Ward 


Descriptions of the Boundries of ward of Municipal Council Aahiwara .. 


Ward No. 01– SHEETLA MANDIR WARD 


NORTH 


- 


EAST 


- 


FROM TANDULA MAIN CANAL RAILWAY LINE CULVERT TO VIJAY 
GOSWAMIHOUSE ( INCLUDING TEKCHAND JAIN & RAMDAS HOUSE ) 
FROM VIJAY GOSWAMI HOUSE TO SAW MILL OF GOVIND DAS (ALONG 
WITH ROADSIDE , INFRONT OF SANTOSHIMANDIR ) 
FROM SAW MILL OF GOVIND DAS TO RAILWAY LINE ( INCLUDING 
CHHATWA TALAB & KAIHA TALAB ) 
FROM RAILWAY LINE TO RAILWAY BRIDGE OF TANDULA MAIN CANAL 
( INCLUDING PART OF PLOT NO . 1463) 


SOUTH 


WEST 


- 


Ward No . 02- SANTOSHIMANDIR WARD 


NORTH 


EAST 


- FROM SUKHDEV GADADIYA HOUSE TO RAMCHARAN SAHU HOUSE 

(INCLUDING DHEERPAL SAHU HOUSE , RAJENDRA PRASAD HOUSE & 

OLD WELL ) 
- FROM RAMCHARAN SAHU HOUSE TO HINGANA NALA ( INCLUDING 

PART OF PLOT NO . 906 ) 
FROM HINGANA NALA TO SANTOSHI MANDIR ( INCLUDING INDIRA 

COLONY) 
- FROM SANTOSHIMANDIR TO SUKHDEV GADADIYA HOUSE . 


SOUTH 


WEST 


Ward No. 03 INDIRA GANDHI WARD 


NORTH - FROM HOUSE OF KAMDEV TO KHASADIH TALAB . ( PARALLEL OF 

TANDULA CANNAL ) ( PLOT NO . 13 ) 
EAST - FROM KHASADIH TALAB TO BARATU SAHU HOUSE . 
SOUTH - FROM BARATU SAHU HOUSE TO KEJU SAHU HOUSE . ( INCLUDING 

HANUMAN MANDIR , TIKARAM SAHU , JAGDISH & TAHLU YADAV HOUSE ). 
WEST - FROM KEJU SAHU HOUSE TO KAMDEV HOUSE (INCLUDING NAGAR 

PALIKA OFFICE BUILDING ) 


For HUTC 164 , facie 16 JAN 2019 


632 ( 5 ) 


Ward No . 04 SANJAY NAGAR WARD 


NORTH 
EAST 


- 
- 


SOUTH 


- 


FROM B . S . P MINES OFFICE TO BERLA ROAD NEAR IMLI TREE . 
FROM BERLA ROAD NEAR IMLI TREE TO TANDULA CANNAL 
CULVERT.( INCLUDING SLRM CENTRE, GOVT. GIRLS MIDDLE 
SCHOOL ,GOVT. HOSPITAL , BUS STOP ) 
FROM TANDULA MAIN CANNAL TO PEER ALI CYCLE STORES . ( INCLUDING 
GOVT. GIRLS PRIMARY SCHOOL ) 
FROM PEER ALI CYCLE STORES TO B . S. P MINES OFFICE . (INCLUDING ATAL 
CHOWK, PUMP HOUSE , BUDHRAM SAHU HOUSE , JAGDISH HOUSE , TILAK , 
MADAN HOUSE ) 


WEST 


- 


Ward No. 05 SHUBHASH CHANDRA BOSE 


NORTH 


EAST 


SOUTH 


- FROM MINE AREA SITUATED AT NORTH PORTION TO NORTH PORTION OF 

B . S . P MINES OFFICE . 
- FROM NORTH PORTION OF B . S .P MINES OFFICE TO LAXMI NARAYAN 

HOUSE . (INCLUDING RAILWAY QUARTER ) 
- FROM LAXMI NARAYAN HOUSE TO SUNIL PHOTO STUDIO .( INCLUDING 

HARAKH RAM , JAKLA , CHANDU SATNAMI HOUSE ) 
- FROM SUNIL PHOTO STUDIO TO MINES AREA SITUATED AT NORTH 

PORTION . ( INCLUDING VISHRAM DEVANGAN , HEERABAI HOUSE & 
RAILWAY QUARTER ). 


WEST 


Ward No. 06 PT. JAWAHAR LAL NEHRU WARD 


NORTH 
EAST 


SOUTH 


- FROM HOUSE OF MAKHAN TO BHANA GENERAL STORES. 
- 

FROM BHANA GENERAL STORES TO GAYARAM HOUSE . (NEAR TANDULA 

CANNAL ) 
- FROM GAYARAM HOUSE TO HOUSE OF MEHTAAR . ( INCLUDING 

GHANSHYAM & RAMESH SAHU HOUSE ) 
- FROM MEHTAAR HOUSE TO HOUSE OF MAKHAN . (INCLUDING DURGA 

TEMPLE, LAKDI TAAL , FULCHAND MALVIYA FURNITURE & BUS STAND ) 


WEST 


Ward No. 7 - LAL BAHADUR SHASTRIWARD 


NORTH 
EAST 


SOUTH 


- KUWARIMINES AREA . 

KUWARI MINES AREA TO BUS STAND ( INCLUDING RAILWAY LINE 

CROSSING ALONG WITH BAHADUR HOUSE , & UDIYA CAMP) 
- BUS STAND TO RANIDAS RATHI ( INCLUDING BHARTI AUTO CENTRE, 

BHAGELA STALL , CHHAGAN SHARMA & HEMANT SHARMA HOUSE ) 
- FROM RANIDAS RATHI TO KUWARIMINES. ( INCLUDING RAJPUT FENCING 

& BIHAR TENT) 


WEST 


Ward No . 8 - DR . RAJENDRA PRASAD WARD 


NORTH 


EAST 


SOUTH 


- FROM MAHALAXMI STORES TO HOUSE OF MOHIT NIRMALKAR 

( INCLUDING PANI TANKI, HOUSE OF SAMBHU ) 
FROM MOHIT NIRMALKAR HOUSE TO HOUSE OF ANUJ (INCLUDING . 

FERHA SAHU HOUSE) 
- FROM ANUJ HOUSE TO RAILWAY BRIDGE. ( INCLUDING KUSHAL SAHU , 

DHANKAR HOUSE & PLAYGROUND ) 
- FROM RAILWAY BRIDGE TO MAHALAXMI STORES (NEAR RAILWAY 

LINE ) 


WEST 


632 (6 ) 


EKTEVIG 7545 , facit . 16 GIGTS 2019 


Ward No. 9 - PT. RAVISHANKAR SHUKLA WARD 


NORTH 
EAST 


MINES 


ARBO UNIT QUARTERY SCHOOL T 


SOUTH 


- FROM PANCHVAN TO MINES AREA . 
- FROM MINES AREA TO HEMANT HIGHER SECONDARY 

SCHOOL .( INCLUDING 100 UNIT QUARTER ) 
FROM HEMANT HIGHER SECONDARY SCHOOL TO PATHARIYA 
CHOWK.( INCLUDING GAYATRI TEMPLE, B . S. P SCHOOL , B . S .P HOSPITAL , 

GOVT. KALYAN COLLEGE 
- FROM PATHARIYA CHOWK TO PANCHVAN . ( INCLUDING D .A .V SCHOOL , 

200UNIT ) 


WEST 


Ward No. 10 - SARDAR VALLABHBHAI PATEL WARD 


NORTH - FROM YADAV TEA SHOP TO KASHI RAM QUARTER (INCLUDING 

TOWNSHIP MARKET) 
EAST 

- 

FROM KASHI RAM QUARTER TO CENTRAL AVENUE ROAD ( INCLUDING 

ROAD NO .07) 
SOUTH - FROM CENTRAL AVENUE ROAD TO DEENA SAHU QUARTER .(INCLUDING 

VIDHAYAK NIWAS , BENGALI DURGA MANCH , ROAD NO .25 ,32 ) 
WEST - FROM DEENA SAHU QUARTER TO YADAV TEA SHOP (PARALLEL TO 

POWER HOUSE ROAD ) 


Ward No. 11 - SWAMIVIVEKANANDA WARD 


North 


East 


- FROM B CHOUDHARI HOUSE TO TAHSIL OFFICE . (KALI MANDIR , 

BAGESHWAR HOUSE , QUARTER OF MOHAN LAL, QUARTER OF SANJAY 
SINGH , NANDLAL QUARTER AND HEMANT PRIMARY SCHOOL . 
FROM TAHSIL OFFICE TO CROSSING THE TANDULA MAIN CANAL BY THE 
RAILWAY LINE . ( INCLUDING THE KRISHI FARM .) 
CROSSING THE TADULA MAIN CANAL FROM THE RAILWAY LINE, TILL 

ABDUL POULTRY FARM . (BY INCLUDING THE KRISHI FARM .) 
- FROM ABDUL POULTRY FARM TO B CHAUDHARI HOUSE ( INCLUDING NEW 

REST HOUSE , CSEB SUB STATIONS, TEEN BATTI CHOWK & PUMP HOUSE .) 


South 


West 


Ward No. 12 - SHIV RAM MANDIR WARD 


NORTH - FROM FOURTH DISTRIBUTARY CULVERT TO DHAMDHA MAIN ROAD . 
EAST - FROM DHAMDHA MAIN ROAD TO PUSHPVATIKA. (INCLUDING M .G . M 

ROAD DISTRIBUTARY CULVERT,PRABHAT MASIH & PRIMARY HEALTH 

CENTRE 
SOUTH - FROM PUSHPAVATIKA TO SAYAPHAN CULVERT BEHIND POLYTECHNIC 

HOSTEL .(INCLUDING NAND KUMAR BHARTHIHOUSE , SITARAM TALAB) 
WEST - FROM SAYAPHAN CULVERT TO FOURTH DISTRIBUTARY CULVERT. 

(INCLUNDING GYANCHAND KRISHI FARM , AREA INFRONT OF DESI & 
ENGLISH WINE SHOP ) 


Ward No . 13 – GURU GHASIDAS WARD 


North 


East 


South 


FROM THE POLYTECHNIC HOSTAL TO BRIJLAL HOUSE . ( INCLUDING RAM 
SING , ANUJ AND INDRA KUMAR HOUSE .) 
FROM BRIJLAL HOUSE TO AARTI BARLE HOUSE ( INCLUDING POLICE 

STATION AREA & POLICE STATION ) . 
- AARTI BARLE TO THE HOUSE OF PRAKASHCHAND BARLE. ( INCLUDING 

URMILA PATRE HOUSE AND SATNAM BHAWAN .) 
FROM THE HOUSE OF PRAKASHCHAND BARLE TO THE POLYTECHNIC HOSTAL. 
( INCLUDING RAMA BARLE HOUSE AND AGRICULTURE AREA ) 


West 


M 


UIĘ 215/4=1, faglich 16 al 2019 


632 ( 7 ) 


Ward No. 14 - DR . AMBEDKAR WARD . 


North 


East 


South 


- FROM DONGARIYA NALA TO GADIYAHI TALAB ( INCLUDING 

AGRICULTURE AREA & PRAKASH SAHU HOUSE ). 
- FROM GADIYAHI TALAB TO JAGANU HOUSE . (INCLUDING FIRAT 

DIWAKAR , BUDHARU PATEL , VAISHNAV HOTEL AND DAK BANGLA . 
- FROM JAGANU HOUSE TO BAGICHA PARA . (INCLUDING THE HOUSE OF 

SANTOSH BARHARE , NIRMALA PATEL , CHHEDI LAL , AANAND 

DEWANGAN , RUPESH NIRMALKAR , SEVA PATEL ). 
- FROM BAGICHA PARA TO DONGARIYA NALA . (INCLUDING ARASNARA 

NALA AND JHUMAR DABARI, JOSHI PARA .) 


West 


Ward No. 15 - CHATURBHUJI MANDIR WARD 


North - FROM MAHAMAYA TEMPLE TO GANESHIYA BAI HOUSE . ( INCLUDING 

DAUPARA , BODHAN NIRMAL HOUSE , BANSHI THAKUR HOUSE , PUMP 
HOUSE , NEHRUCHOWK , PUSHPVATIKA SAMUDAYIK SHOUCHALAY . ) 
FROM THE HOUSE OF GANESHIA BAI TO PANCHVAN . (INCLUDING PETROL 

PUMP, GOVT .PRIMARY SCHOOL BUILDING , KABIR AUTO JUNCTION ) . 
South - FROM PANCHVAN TO AJIT DEWANGAN HOUSE . ( INCLUDING GATWA 

TALAB .). 
West - FROM AJIT DEWANGAN HOUSE TO MAHAMAYA TEMPLE . 


By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh , 

R . EKKA, Deputy Secretary . 


संचालक , मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय ,नया रायपुर से मुद्रित तथा प्रकाशित - 2019 . 


